रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


17IPL 


REGD. NO. D . L.- 33004 / 99 


e 


LHAN 


TECIAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PARTIL - Section 3 :- Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , मार्च 12 , 2010 / फाल्गुन 21 , 1931 
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 12 , 2010 /PHALGUNA 21, 1931 


सं . 493] 
No, 4931 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 12 मार्च, 2010 

सं. 15 / 2010- आय - कर 
का . आ . 584( अ). - आय - कर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 6 सी ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि 
भारत की सुरक्षा से संबंधित सीबर्ड ( चरण - II -ए ) परियोजना में भारत 
में या इसके बाहर सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए 
गए करार दिनांक 27 नवम्बर , 2009 के अनुसरण में प्राप्त तकनीकी 
सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में सिन्क्लेयर नाइट मेर्ज पीटीवाई लि . 
( मैसर्स एस. के . एम. ), आस्ट्रेलिया , जिसका कार्यालय 100 , क्रिस्टी । 
स्ट्रीट, पी ओ बाक्स 164 सेंट लेनार्ड्स, न्यू साउथ वेल्स , 
आस्ट्रेलिया -2065 में है , को उत्पन्न किसी आय को उक्त अधिनियम 
के अन्तर्गत उक्त कम्पनी की पिछले वर्ष की कुल आय की गणना में 
शामिल नहीं किया जाएगा । 

[ फा . सं. 200/ 45/ 2009 - आ . क . नि . -I ] 

पदम सिंह , अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department ofRevenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 12th March , 2010 

No . 15/ 2010 -INCOME-TAX 
S .O . 584 (E ). - In exercise of the powers conferred by 
clause (6C) of section 10 of the Income- Tex Act, 1961 
(43 of 1961), the Central Government hereby declares that 
any income arising to Sinclair Knight Merz Pty Limited 
( M /s. SKM ), Australia having its office at 100 , Christie 
Street, P . O . Box 164, St. Leonards, New South Wales , 
Australia - 2065 by way of fees for technical services 
received in pursuance of the agreement dated the 
27th November, 2009 entered into by the Government of 
India for providing services in or outside India in the project 
Seabird (Phase II- A ) connected with security of India 
shall not be included in computing the total income of a 
previous year of the said company under the said Act . 


[ F. No. 200/ 45/ 2009- ITA.I] 


PADAM SINGH, Under Secy . 


949 GI/ 2010 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


